रजिस्ट्री संडी एल -33004/ 99 


REGD . NO. D . L.- 33004/ 99 


MIRAM 


त्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड - उप - खंड (i) 
PARTISection 3 - Sub -section (1) 

प्राषिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2001/ माश्विन 6, 1923 
NEWDELHI , FRIDAY , SEPTEMBER28 , 2001/ ASVINA6, 1923 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 490 ] 
No. 490 ] 


- 


- 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 28 सितम्बर , 2001 
सा. का .नि. 702 ( अ). - नियम 50 के उपनियम (2) के खंड ( घ) का केन्द्रीय मोटर यान 
( पहला संशोधन) नियम , 2001 द्वारा संशोधन किया गया था ; 


और उक्त संशोधित खंड ( घ) 28 मार्च, 2001 से प्रवृत्त हुआ ; और उक्त संशोधित खंड 
( घ) में यह उपबंध है कि सभी मोटर यानों के लिए, रजिस्ट्रीकरण चिह्न अर्थात अक्षर और अंक 
उत्कीर्ण होंगे और हाट- स्टाम्प किए हुए होंगे तथा निम्न प्रकार से दर्शित किए जाएंगे - 


( क ) परिवहन यानों की दशा में , पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग में , और 
( ख ) अन्य दशाओं में , सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग में । 


और उस उपबंध के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयों को, विशेषतया नई उच्च सुरक्षा 
रजिस्ट्रीकरण प्लेटों की उपलब्धता में विलम्ब को केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया गया है ; 


और विभिन्न प्रदेशों से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि प्रथम चरण में परिवहन यानों की रंग स्कीम 
में परिवर्तन को पूरा किया जाए और उसके पश्चात् अन्य यानों को इस स्कीम के अंतर्गत लाया 
जाए; 


3028 6 / 2001 


( 1 ) 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

IPART II -- SRC . 360 
अतः अब, निम्नलिखित प्रारुप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 
( 1988 का 59) की धारा 64 , धारा 88 की उपधारा (14 ) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, 
ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित 
किए जाते हैं और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको 
भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , 
तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् , विचार किया जाएगा । 


इन नियमों के बारे में आक्षेप और सुझाव संयुक्त सचिव, ( सड़क परिवहन), सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के 
भीतर भेजे जा सकेंगे । किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर , जो उक्त प्रारुप नियमो की बाबत किसी 
व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों , केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार 
किया जाएगा । 


प्रारुप नियम 


1 ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (............ संशोधन)नियम , 2001 है । 
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 के उपनियम ( 2) के खड ( घ) मे 
निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" परंतु जहां इस खंड ( घ) के उपबंधों का , केन्द्रीय मोटर यान (............ संशोधन) नियम , 
2001 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व, किसी मोटर यान की बाबत अनुपालन नही किया गया है तब 
उक्त उपबंधों का 


( क ) उस दशा में , जिसमें मोटर यान एक परिवहन यान है, 2 फरवरी, 2002 से पूर्व और 


( ख) अन्य दशाओं में , 1 फरवरी, 2002 के पश्चात् और 1 जुलाई , 2002 से पूर्व, अनुपालन 
किया जाएगा । " 


[ फा. सं. आर . टी.- 11028 /3/ 2000 - एम पी एल ] 

आलोक रावत, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम सा. का . नि . 510( अ ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उममें सा . का .नि . 675 ( अ ) तारीख 17 सितम्बर , 

2001 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था । 


[ MTI - 143(0) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2001 


G .S.R 702(E) - - WHEREAS clause (d ) of sub -rule (2) of rule 50 was amended by the Central 
Motor Vehicles (1* Amendment) Rules, 2001 ; 


AND WHEREAS the said amended clause (d) came into force from 28th March, 2001; and 
whereas the said amended clause (d ) provided that for all the motor vehicles, a registration mark i. e. 
letters and figures shall be embossed and hot-stamped and shall be shown - 


in the case of transport vehicles in black colour on yellow background , and 


in other cases in black colour on white background ; 


AND WHEREAS some difficulties in implementation of the samehave been brought to the 


notice of Central Government, particularly delay in availability of new high security registration 


plates ; 


AND WHEREAS suggestions have been received from different quarters that in the first 
instance , the change in colour scheme of transport vehicles should be carried out and thereafter , the 
other vehicles should be covered ; 


NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 64 , sub -section (14 ) of 
section 88 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), the following draft rules, 
which the Central Government proposes to make , is hereby published as required by sub -section ( 1) 
of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice 
is hereby given that the said draft will be taken into consideration , after the expiry of a period of 
thirty days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of 
India are made available to the public . 


The objections and suggestions to these rules may be sent to the Joint Secretary (Road 
Transport),Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan , Parliament Street, New 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - Sec 3 (1) ] 


Delhi within the above specified period . Any objections or suggestions, which may be received 
from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified , will 
be considered by the CentralGovemment. 


Draft Rules 


1 . ( 1) 


These rules may be called the Central Motor Vehicles (. . . Amendment) Rules , 2001 


(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette . 


ce 


2 . 


In rule 50 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 , in sub - rule (2 ), in clause (d ), the 


following proviso shall be inserted , namely : - 


" Provided that where provisions of this clause ( d ) have not been complied with in respect of 
a motor vehicle , on or before the commencement of the Central Motor Vehicles ( Amendment) 
Rules , 2001 then the provisions shall be complied with , - 


(A )in case the motor vehicle is a transport vehicle, before 2nd February , 2002 ; and 
( B ) in other cases , after 1 February , 2002 and before 1 af July , 2002 ." 


[F. No. RT -11028/3/2000 -MVL ] 

ALOK RAWAT, Jt. Socy . 
NOTE : - - The principal rules were notified vide G .S.R 510(E ) dated 2nd June, 1989 and were last amended vide G .S.R .675(E ) 

dated 17th September, 2001. 


Printed by the Manager, Govt. of India Prous, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publioations , Dothi- 110034 . 


